सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 पौष , 1940 ( श० ) 


संख्या- 27 राँची , बुधवार , 


9 जनवरी , 2019 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर , 2018 


संख्या -1/ पी०-104/ 2016 का .- 9541 -- सचिव, उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग , 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार शर्मा, भा .प्र. से . ( झाः2003 ) को दिनांक 
01 जनवरी , 2019 के प्रभाव से भा. प्र. से. के अधिसमय वेतनमान (Level - 14 ) में प्रोन्नति प्रदान 
की गयी है । 

श्री शर्मा प्रोन्नति के उपरान्त अपने पद पर पूर्ववत बने रहेंगे । 


संख्या-1/ पी०- 104/ 2016 का .- 9542 -- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री अबुबक्कर सिद्दीख पी., भा .प्र. से. ( झाः2003 ) ( अतिरिक्त प्रभार - खान आयुक्त, झारखण्ड 
एवं अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक , JSMDC) को दिनांक 01 जनवरी , 2019 के प्रभाव से भा .प्र. से. के 
अधिसमय वेतनमान (Level-14)में प्रोन्नति प्रदान की गयी है । 

श्री अबुबक्कर सिद्दीख पी . प्रोन्नति के उपरान्त अपने पदों पर पूर्ववत बने रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 9 जनवरी, 2019 
संख्या -1/ पी०-104/ 2016 का .- 9543 -- सचिव , परिवहन विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित 
श्री प्रवीण कुमार टोप्पो, भा . प्र. से. ( झाः2003) ( अतिरिक्त प्रभार - सचिव , ग्रामीण विकास (पंचायती राज 
एवं एन०आर०ई०पी० विशेष प्रमंडल ), झारखण्ड , राँची ) को दिनांक 01 जनवरी , 2019 के प्रभाव से 
भा . प्र. से . के अधिसमय वेतनमान (Level -14)में प्रोन्नति प्रदान की गयी है । 

श्री टोप्पो प्रोन्नति के उपरान्त अपने पदों पर पूर्ववत बने रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मद्रणालय, राँची दवारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 27 -- 50 


